सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र , 1938 ( श० ) 


संख्या - 723 राँची, मंगलवार , 


19 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
8 अगस्त, 2017 


संख्या-4/नि०सं०- 12- 65 / 2014 का . 8826-- श्री मनीष कुमार , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच / गृह 
जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी , लोहरदगा द्वारा उपभोग की गई विभिन्न अवकाश अवधियों 
को निम्न रूपेण स्वीकृत किया जाता है: 


(i) 


दिनांक 01.08. 2016 से 


29 .08. 2016 तक 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 के तहत । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 सितम्बर, 2017 


( ii) 


दिनांक 06 . 09 .2016 से 
13.09.2016 तक 


दिनांक 25. 10. 2016 से 


30 . 11 . 2016 तक 


2. श्री कुमार को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में छुट्टी से लौटने पर शीघ्र छुट्टी 
स्वीकृत कराने की कार्रवाई करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 723-- 50 


